निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 274) 


14 चैत्र 1935 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार, 4 अप्रील 2013 


स्वास्थ्य विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 

21 जनवरी 2013 
सं0 15 / औ० - 14- 02 / 07 – 93( 15)– स्वा० –बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 
543 / लो०से०आ० / गो० , दिनांक 15.01 . 2010 के द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में श्री हेमन्त कुमार सिन्हा, 
पिता - श्री कृष्णकान्त सिन्हा, सम्प्रति अनुश्रापन प्राधिकारी , औषधि नियंत्रण प्रशासन कार्यालय, भागलपुर को वेतनमान 
14300 - 400 - 18300 ( अपुनरीक्षित ) में उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना के पद पर 
नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 274-571+ 10-डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih . nic .in 


